रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 3300-458 


REGD NO D L - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - ~- उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 580 ] 
No. 580 ] 


1 _ __ 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 16 , 2000 / कार्तिक 25 , 1922 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 16 , 2000 /KARTIKA 25 , 1922 


NEW DELHETETE 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2000 

सं. 52 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( एन. टी. ) 
सा . का.नि . 872 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 4क की उपधारा ( 2 ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ ( 3 ) में उल्लिखित और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष सं. या उपशीर्ष सं. के अंतर्गत आने वाले उक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित माल को , उस माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त उपधारा ( 2 ) के उपबंध लागू होंगे और उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित फुटकर विक्रय माल की प्रतिशतता के रूप में उपशमन के लिए अनुज्ञात करती है । 

सारणी 
क्रम सं. अध्याय या शीर्ष सं . 

वर्णन 

फुटकर विक्रय मूल्य की 
यौ उपशीर्ष सं . 

प्रतिशतता के रूप में 

उपशमन 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1702. 30 

शक्कर सीरप जिसमें सुरुचिकारक या रंजक पदार्थ न मिलाए गए हों ; 40 प्रतिशत 
कृत्रिम शहद जिसमें प्राकृतिक शहद मिलाया गया हो या नहीं; कैरामल 
सफेद सीमेंट चाहे उसमें कृत्रिम रंग मिलाया गया हो या नहीं और चाहे 40 प्रतिशत 

उसमें शीघ्र त्वरित ठोस गुण हो या नहीं 
3819 .00 

हाइड्रोलिक ब्रेक द्रव्य और हाइड्रोलिक प्रेषण के लिए तैयार किया गया 40 प्रतिशत 
द्रव्य जिनमें भार के आधार पर पैट्रोलियम तेल या बिटूमिनस खनिजों से 
अभिप्राप्त तेल 70 प्रतिशत से कम हो या नहीं 


1. 


2 . 


2502 . 21 


3140 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i)] 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


40 प्रतिशत 


40 प्रतिशत . 


40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 


3820 . 00 

हिमशीतित रोधी निर्मितियां और तैयार किए गए डी आईसिंग द्रव्ध 
3824 . 50 

फुटकर विक्रय के लिए पैकेजों में रखे गए स्टैंसिल शोधक और अन्य 

शोधक द्रव्य, स्याही नियने पाले 
3919. 00 

प्लास्टिक की स्व - आसंजक टेप 
3923. 10 

विद्युतरोधी बर्तन 
4816 .00 

कार्बन पेपर, सैल्फ - कापी पेपर , पेपर के दुप्लीकेटर स्टैंसिल 
4818. 90 

सफाई वाले टिश्यू, कागज की लुगदी, कागज के रूमाल और तौलिये , 

सैल्यूलोस तंतु की सैल्यूलोस बाडिंग या वैब 
5905 . 10 

कांचित टायल 
8305 . 00 

भस्म धातु की स्ट्रीपों में स्टैप्ल , पेपर क्लिप 
8421. 10 

घरेलू प्रयोजनों में उपयोग के लिए वाटर फिल्टर और जल परिशोधक 
8472 . 00 

स्टैपलिंग मशीन 
8523 . 12 

अनरिकार्डिड आडियो कैसेट 
8523.14 और 8524.34 वीडियो कैसेट 
8523 . 20 और 8524. 40 · चुंबकीय डिस्क 


50 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 
40 प्रतिशत 


स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए " खुदरा विक्रय मूल्य " से वह अधिकतम मूल्य अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क माल पैकेटों 

में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जाता है और इसमें व्यौहारियों को संदेय सभी कर , स्थानीय या अन्यथा भाड़ा, परिवहन प्रभार, 
कमीशन भी है और इसमें यथास्थिति विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और वैसे ही अन्य प्रभार भी हैं और ऐसे विक्रय के लिए 

कीमत एक मात्र प्रतिफल है । 
2. यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 2000 से ही प्रवृत्त होगी । 

[ फा . स बी - 10 /2 / 2000 - टी आर यू 

टी . आर. रुस्तगी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November, 2000 
No. 52 /2006 - CENTRAL EXCISE (N . T .) 


Go S . R . 872 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) , read with 
sub -section ( 2 ) , of section 4A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central 
Government hereby specifies the goods mentioned in columr (3 ) of the Table below and falling 
under Chapter or heading No . or sub -heading No . of the First Schedule to the Centra ! Excise 
Tariff Aci, 1985 (5 of 1986 ) mentioned in the corresponaing entry in column ( 2 ) of the said Table , 


T1 II - TUE 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


as the goods to which the provisions of the said sub -section ( 2 ) shall apply , and allows as 
abatement the percentage of retail sale price mentioned in the corresponding entry in colurin (4 ) 
of the said Table . 


TABLE 


S . 


Description 


Chapter or 
heading No. 
or 

sub 
heading No . 


Abatement as a 
percentage of 
retail sale price 


BY 


(4 ) 


1702 . 30 


40 % 


Sugar syrups not containing added flavouring or 
colouring matter; artificial honey , whether or not 
mixed with natural honey ; caramel 


2502 .21 


40 % 


White cement, whether or not artificially coloured 

and whether or not with rapid hardening 
: properties 


3819.00 


40 % 


Hydraulic brake fluids and other prepared liquids 
for hydraulic transmission , not containing or 
containing less than 70 % by weight of petroleum 
oils or oils obtained from bituminous minerals 


3820 .00 


Anti-freezing preparations and prepared de- icing 
fluids 


40 % 


3824 . 90 


40 % 


Stencil correctors and other correcting fluids , ink 
removers put up in packings for retail sale 


3919.00 


Self adhesive tapes of plastics 


40 % 


3923 . 10 


Insulated ware 


40 % 


4816 .00 


40 % 


Carbon paper , seif- copy paper, duplicator 
stencils , of paper 


4818 . 90 


40 % 


Cleansing or acial issues , handkerchiefs and 
towels , of paper puip , paper, cellulose wadding 
or webs of cellulose fibres 


6905 . 10 


Vitrified tiles , whether polished or not 


50 % 


8305 . 00 


Staples in strips , paper clips. of base metal 


40 % 


8421. 10 


40 % 


Water fillers and water purifiers , of a kird used 
for domestic purposes 


8472 .00 


Stapling machines 


40 % 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- SEC. 3( ) ] 


8523.12 


Unrecorded audio cassettes 


40 % 


15. 


8523. 14 and 

8524 . 34 


Video cassettes 


40 % 


16 . 


8523 . 20 and 

8524. 40 


Magnetic discs 


40 % 


Explanation . - For the purposes of this notification , " retail sale price " means the maximum 
price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and 
includes all taxes local or otherwise , freight, transport charges, commission payable to dealers , 
and all charges , towards advertisement , delivery , packing , forwarding and the like, as the case 
may be, and the price is the sole consideration for such sale . 


2. 


This notification shall come into force on and from the 1st day of December , 2000 . 


[ F. No. B - 10/ 2 / 2000- TRU] 

T .R . RUSTAGI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 नवम्बर, 2000 

सं. 53 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 
सा . का . नि . 873 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त टैरिफ अधिनियम कहा गया है ) पहली अनुसूची के शीर्ष संख्या 74. 09 के अंतर्गत आने वाले हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में 
उपयोग के लिए आशयित कर्तित या अकर्तित तांबे की चादरों या छल्लों पर , इस शर्त के अधीन रहते हुए कि विनिर्माता ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 57 क या नियम 57 ख या नियम 57 थ के अधीन संदत्त उत्पाद 
शुल्क के मुजरे का उपयोग नहीं किया है , जो सुसंगत समय के दौरान विद्यमान था , 3100 रु . प्रति मीट्रिक टन की उत्पाद शुल्क की रियायती दर 
अधिरोपित की थी, और ऐसे विनिर्माता है जो उत्पाद शुल्क की इस रियायत दर को आकर्षित करते हुए तथा टैरिफ उत्पाद शुल्क की मूल्यानुसार दर 
को आकर्षित करते हुए उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 74. 09 के अंतर्गत आने वाले अन्य माल के हस्तशिल्प या बर्तनों के 
विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 74.09 के अंतर्गत आने वाले कर्तित या अकर्तित तांबे 
की चादरों या छल्लों का विनिर्माण और निकासी करते हैं ; 

__ और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण (जिसमें उसका अनउद्ग्रहण भी है ) की 
बाबत साधारण रूप से प्रचलित थी , उक्त नियमों के नियम 57 थ के अधीन पूंजी माल पर संदत्त उत्पाद शुल्क के मुजरे को जो सुसंगत समय के दौरान 
विद्यमान था , उन निर्धारितियों को देने से इंकार नहीं किया गया था , जो हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित कर्तित या 
अकर्तित तांबे की चादरों या छल्लों पर 3100 रु . प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर से उत्पाद शुल्क और 1 मार्च, 1994 से प्रारंभ होने वाली 29 फरवरी, 
2000 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 74.09 के अंतर्गत आने वाले अन्य माल पर 
उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर का संदाय कर रहा था ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 11 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त नियमों 
के नियम 57 थ के अधीन पूंजी माल पर संदत्त उत्पाद शुल्क के मुजरे को जो सुसंगत समय के दौरान विद्यमान था उन निर्धारितियों को देने से इंकार 
नहीं किया जाएगा जो हस्तशिल्प या बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित कर्तित या अकर्तित तांबे की चादरों या छल्लों पर 3100 रु. प्रति 
मीट्रिक टन की रियायती दर से उत्पाद शुल्क और उक्त प्रथा के अनुसार उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं . 74.09 के अंतर्गत 
आने वाले अन्य माल पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर पर संदाय कर रहा था । 

[ फा. सं . 345 / 5/ 99 - टी आर यू ] 


प्र 


- 


( m II -- QUE 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November , 2000 
No. 53/ 2000 -CENTRAL EXCISE (N . T.) 


G . S. R . 873 (E ).- - Whereas the Central Government had imposed a concessional rate of excise duty of Rupees 
3100 per metric tonne on trimmed or untrimmed sheets or circles of copper , falling under heading No. 74 .09 of the 
First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (6 of 1986 ) (hereinafter refened to as the said Tariff Act) 
intended for use in the manufacture of handicrafts or utensils , subject to the condition that the manufacturer did not 
avail the credit of excise duty paid , under rule 57A or rule 57B or rule 57Q of the Central Excise Rules, 1944 
(hereinafter referred to as the said Rules ) as were in existence during the relevant time, and there are manufacturers 
who manufacture and clear both trimmed or untrimmed sheets or circles of copper , falling under heading No. 74.09. 
of the First Schedule to the said Tariff Act, intended for use in the manufacture of handicrafts or utensils attracting 
this concessional rate of excise duty and other goods falling under heading No . 74 .09 of the First Schedule to the 
said Tariff Act attracting ad -valorem tariff rate of duty ; 

And whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevaient 
regarding levy of duty of excise (including non -levy thereof) under section 3 of the Central Excise Act, 1944 ( lof 
1944 ) (hereinafter referred to as the said Act) , the credit of duty of excise paid on capital goods, under rule 57Q of 
the said Rules , as was in existence during the relevant time, was not being denied to assessees who were paying 
excise duty at the concessional rate of Rupees 3100 per metric tonne on trimmed or untrimmed sheets or circles of 
copper, intended for use in the manufacture of handicrafts or utensils and tariff rate of excise duty on other goods 
falling under heading No. 74. 09 of the First Schedule to the said Tariff Act during the period commencing on the 1st 
day of March , 1994 and ending with the 29th day of February , 2000 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act , the CentralGovernment 
hereby directs that the credit of duty of excise paid on capital goods under rule 57Q of the said Rules , as was in 
existence during the relevant time, shall not be denied to assessees who were paying excise duty at the concessional 
rate of Rupees 3100 per metric tonne on trimmed or untrimmed sheets or circles of copper , intended for use in the 
manufacture of handicrafts or utensils and tariff rate of excise duty on other goods falling under heading No . 74. 09 
of the First Schedule to the said Tariff Act , in accordance with the said practice . 


[ F . No 345/5 /99 - IRJI 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 


LITT 


Frinted by the Manager, Govt of India Press . Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delni- 110054 


